निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 594) 


___ 4 अग्रहायण 1931 ( AO ) 
पटना , बुधवार , 25 नवम्बर 2009 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचना 

23 नवम्बर 2009 
सं . 7 / सह विधि 63 / 09 - 5604 — बिहार को - ऑपरेटिव सोसाईटीज एक्ट , 1935 की धारा - 6 ( 2) क द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल द्वारा उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 में अंकित पदाधिकारी को 
उनके समक्ष स्तम्भ - 3 में वर्णित शक्ति, स्तम्भ - 4 में वर्णित शक्ति सीमा के अधीन उक्त अधिनियम एवं बिहार 
सहकारी समिति नियमावली, 1959 ( यथा संशोधित 2008 ) के अंतर्गत निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना की 
शक्ति प्रदान की जाती है : 
क्र . सं . पदाधिकारी का नाम 

शक्ति 

शक्ति सीमा 


2 


3 


4 


1 


सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी 


अधिनियम की धारा - 11 अपने - अपने पदस्थापन क्षेत्र के अन्तर्गत 
की शक्ति स्तम्भ - 4 में प्रखण्ड एवं जिला धुनिया रंगरेज दर्जी 
अंकित शक्ति सीमा के ( घुरद ) सहयोग समिति लि . के निबंधन 
अन्तर्गत । 

हेतु मात्र । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

जय नारायण सिंह , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 594 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih . nic.in 


